रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , जून 22 , 2019 / आषाढ़ 1 , 1941 
NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 22, 2019/ ASHADHA 1, 1941 


सं . 1817] 
No . 1817 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जून , 2019 
का . आ . 2029 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 624 (अ ), तारीख 24 जनवरी , 2019, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में दिल्ली -मेरठ 
एक्सप्रेसवे के 53. 000 कि . मी . से 64. 300 कि. मी . के भूखण्ड और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 तक 
कनेक्टिंग लिंक (5. 350 कि . मी . से लिंक के 9.05 कि . मी . तक ) के निर्माण ( चौड़ा करने, छह लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "02 फरवरी , 2019 " 
को "टाइम्स ऑफ इण्डिया ( अंग्रेजी) " और " अमर उजाला (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
2993 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के 53.000 कि . मी . से 64. 300 कि . मी . तक और दिल्ली -मेरठ 
एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 तक कनेक्टिंग लिंक ( 5. 350 कि . मी . से लिंक के 9. 05 कि . मी . तक ) के लिए अर्जन की 
जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : मेरठ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल | 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : मेरठ 


गांव का नाम: अछरोन्डा 


820 


निजीकृषि 


0.1591 


। 


माया त्यागी पत्नी हरिदत्त त्यागी 
( ८२० ) 
मेरठ एजेकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी 
द्वारा ओनरेरी हरदन्त सिंह त्यागी एडवोकेट 
पुत्र श्री सी0एस0 त्यागी 
( ८२४ ) 


824 


निजी 


कृषि 


0 . 0176 


825 


निजी 


कृषि 


0 .0953 


दर्शनलाल मक्कड पुत्र श्री जसवन्त सिंह 
( ८२५ ) 


गांव का नाम: बराल परतापुर 


331 


निजी 


कृषि 


0 . 025 


रणधीर सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी रमाला 
तहसील बागपत एवं भूपेन्द्र कुमार पुत्र धूम 
सिंह निवासी जिवाना तहसील सरधना 
( ३३१ ) 
प्रदीप कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी 
शिवशंकर पुरी मेरठ , नरेश शर्मा, अमित शर्मा 
पुत्रगण स्व0 जयभगवान व मोहित शर्मा पुत्र 
स्व0 सुशील शर्मा व कुमारी साक्षी शर्मा , 
कुमारी पायल शर्मा नाबालिग आयु कमशः 17 
व 7 वर्ष पुत्रियां स्व0 सुशील शर्मा संरक्षिका 
श्रीमती अल्पना शर्मा माता स्वंय व श्रीमती 
अल्पना शर्मा पत्नी स्व0 सुशील शर्मा व श्रीमती 
राजेश्वरी पत्नी स्व0 जयभगवान निवासी 
बराल परतापुर , रणधीर सिंह पुत्र हुकम सिंह 
निवासी रमाला तहसील बागपत , भूपेन्द्र 
कुमार पुत्र धर्मसिंह निवासी जिवाना तहसील 
सरधना व देवेन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह 


15334 


निजी 


कृषि 


0 . 1513 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निवासी 83/ 7 श्रीराम पैलेस 
( ३३४ ) 
श्रीमती स्मिना मलहोत्रा पत्नी राजेन्द्र कुमार 
मलहोत्रा निवासी डब्ल्यूबीके 229 थापर नगर 
मेरठ , श्रीमती सीमा चढ्ढा पत्नी नरेश कुमार 
चढ़ा निवासी 397/ 1 देवपुरी मेरठ शह , 
अशोक कुमार पुत्र सलेकचन्द निवासी बराल 
परतापुर, राकेश माहेश्वरी पुत्र भगवती प्रसाद 
महेश्वरी निवासी बी -17 शम्भूनगर मेरठ , 
सरदार जसविन्दर सिंह पुत्र सरदार नानक 
सिंह निवासी देवपुरी दिल्ली रोड मेरठ , 
राजकुमार माहेश्वरी पुत्र कैलाशचन्द माहेश्वरी 
निवासी 139/ 3 थापरनगर मेरठ , बीना पत्नी 
महेश कुमार निवासी माधोनगर मेरठ , श्रीमती 
सरस्वती देवी पत्नी राजाराम शर्मा निवासी 
243 जन्तीवाडा मेरठ, अश्वनी कुमार पुत्र 
हरगोविन्द, गुलाठी पुत्र जगदीश चन्द एवं 
इन्दर कुमार पुत्र जगदीश चन्द निवासी थापर 
नगर मेरठ शहर 


336 


निजी 


कृषि 


0 . 0942 


गांव का नाम: काशी 


कृपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह 


667 


निजी 


कृषि 


0. 0165 


(६६७ ) 


कुल 


0.5590 


[ फा . सं .- NHAI/11013/2010-LA/ Notif ./PIU- Meerut/3A4/3D4 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st June, 2019 
S . O . 2029 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S. O . No. 424 (E ) dated 24th January , 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 
3 , Sub-section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening, six laning , etc .), maintenance, management and 
operation of Connecting Link from Delhi-Meerut Expressway to National Highway No. 58 (from Km . 5 .350 to Km . 9 .05 
of the link ) in District MEERUT in the state of UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Times of India (English )” and “ Amar Ujala 
(Hindi)” both dated 2nd February , 2019 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the CentralGovernment; 
Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the 
sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 
And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that 
on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in 
the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km . 53.000 
to Km . 64. 300 of Delhi-Meerut Expressway and Connecting Link from Delhi-Meerut Expressway to NH - 58 (from Km . 
5 .350 to 9 .050 of the link ) in District MEERUT in the state of UTTAR PRADESH 


State: UTTAR PRADESH 

District: MEERUT 
Survey Number Type of Land Nature of Land 


No. 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


3 


| 


4 


2 | 
Taluk : Meerut 
Viilage : Achronda 


820 


Private 


Agriculture 


0 . 1591 


Maya Tyagi w /o Haridutt Tyagi 
820 


2 


|824 


| Private 


Agriculture 


0 .0176 


Meerut Educational and Welfare Society 
by Onneri Hardant Singh Tyagi 
| Advocate s/o Sh . C . S . Tyagi 
824 


825 


Private 


Agriculture 


10.0953 


DarshanlalMakkad s/ o Sh . Jashwant 
Singh 
825 


Viilage: Baral Partapur 


4 


1 331 


Private 


Agriculture 


10 .025 


Randheer Singh s/o Hukum Singh r/o 
Ramala Tehsil Baghpat and Bhupendra 
Kumar s/ o Dhoom Singh r/o Jivana 
Tehsil Shardhana 
331 
Pradeep s/o Shyam Lal r/o Shiv Shankar 
Puri Meerut, Naresh Sharma, Amit 
Sharma s/ o Jaibhagwan & Mohit Sharma 
s/o Late Susheel Sharma & Kumari 
Sakshi Sharma & Kumari Payal Sharma 
Minor Age 17 & 7 respectively d /o Late 
Susheel Sharma c /o Smt. Alpana Sharma 
mata self & Smt. Alpana Sharma w / o 
Late Susheel Sharma and Smt. 
Rajeshawari w / o Late Jaibhagwan r/ o 
Baral Partapur, Randheer s/o Hukm 
Singh r/o Ramala Teshil Baghpat, 
Bhupendra Kumar s/ o Dharam Singh r/o 
Jiwana Tehsil Shardhana and Devendra 
Singh s/o Sardar Singh r/o 83 /7 Shriram 
Palace 
334 


15 


334 


Private 


Agriculture 


0 . 1513 


16336 


Private 


Agriculture 


0.0942 


Shrimati Ismina Melhotra w /o Rajendra 
Kumar Melhotra r/o wbk 229 Thapur 


[ 971 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nagar Meerut, Shrimati Seema Chadda 
w / o Naresh Kumar Chadda r /o 397 / 1 
DevpuriMeerut Sah , Ashok Kumar s/ o 
Salek Chand r/o Baral Partapur, Rakesh 
Maheshwari s /o Bhagwati Prasad 
Maheshwari r/o B - 17 , Shambhu Nagar, 
Meerut, Sardar Jasbindar Singh s /o 
Sardar Nanak Singh r/o Devpuri Delhi 
Road Meerut, Rajkumar Maheshwari s/o 
Kailashchand Meheshwari r/o 139/ 3, 
Thapar Nagar, Meerut, Beena w /o 
Mahesar Kumar r/o 103 Madonagar 
Meerut, Shrimati Saraswati Devi w / o 
Rajaram Sharma r /o 243 Jantiwada 
Meerut, Ashwani Kumar s/o Hargovind , 
Gulathi s/o Jagdish Chand and Inder 
Kumar s/o Jagdish Kumar r/o Thapur 
Nagar Meerut Shahar 
336 


Viilage : Kashi 


667 


Private 


Agriculture 


0 .0165 


Kripal Singh s/o Maharaj Singh 
667 


TOTAL 


0 . 559 


[ F . No. NHAI/11013 / 2010 -LA /Notif./PIU -Meerut/3A4 /3D4 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOJ 

KUMAR 
VERMA 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2019 .06 . 24 
21:59:30 + 05 30 


